. 


ter: 


. . 


POT 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 कार्तिक , 1938 ( श० ) 


संख्या- 797 राँची, सोमवार , 


30 अक्टूबर , 2017 ( ई० ) 


परिवहन विभाग 


- - - - - - - 


अधिसूचना 
30 अक्टूबर , 2017 


संख्या- परि. वि .-3( स्था .)- 10 /2013- 1292 -- श्री प्रभात कुमार, झा .प्र.से. ( कोटि क्रमांक- 754 /03, गृह जिला 
राँची) जिनकी सेवा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की अधिसूचना सं०-3/पद- 01 ( ख)- 10 / 2014 
का . - 10425 दिनांक 9 अक्टूबर , 2013 द्वारा परिवहन विभाग को सौंपी गई है, को अगले आदेश तक जिला 
परिवहन पदाधिकारी, हजारीबाग के पद पर पदस्थापित किया जाता है एवं मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की 
धारा 200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है । 

झारखंड राज्यपाल के आदेश से , 


परवेज इब्राहिमी, 
सरकार के उप सचिव , 
परिवहन विभाग | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 797- - 50 


